रजिस्ट्री सं. डीएल---(एन) 04/0007/2003—24 REGISTERED No.DL—(N) 04/0007/2003—24 


wWita = Vista 
She Gazette of GIndia 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-16032024-25 3104 
CG-DL-W-16032024-253104 


arenteh/WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 11] नई दिल्‍ली, शनिवार, मार्च 16--मार्च 22, 2024 (HIT 26, 1945) 
No. 11] | NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16—MARCH 22, 2024 (PHALGUNA 26, 1945) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


भाग वा---खण्ड 4 
[PART 11--.82( 110७ 4] 
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 
सम्मिलित हैं] 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies] 


सहकारी मंत्रालय 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 


नई दिल्‍ली, दिनांक 12 फरवरी 2024 


सं. रा.स.वि.नि. : 2-1/2010-प्रशासन--अधिसूचना सं. रा.स.वि.नि.:2-1/2010-प्रशा. दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 जो भारत के 
राजपत्र सं. - 44 के भाग iil खंड 4 दिनांक अक्टूबर 30 - नवंबर 5, 2010 में प्रकाशित हुई है, में आंशिक संशोधन करते हुए निगम के प्रबंध 
मंडल ने दिनांक 18 जनवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली, 1967 के नियम संख्या 7-क 
के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन का अनुमोदन किया है :-- 

टिप्पणी : 

भर्ती नियमों के अंतिम पृष्ठ पर नोट में क्रम संख्या 10) पर मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए :-- 


(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भी भरे जा सकते Sl पदोन्नति कोटे के लिए आरक्षित 
पद के विरुद्ध यदि कोई पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति।आमेलन द्वारा भी भरा जा सकता है। 
(ए) अधिकारी/कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन होने पर एवं सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अधीन राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगम में अधिकारी/कर्मचारी के दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर या उससे पहले प्रतिनियुक्ति शर्तों के अंतर्गत 
1--509 GI/2023 (1) 


भारत का राजपत्र, मार्च 16, 2024 (फाल्गुन 26, 1945) [भाग T-wave 4 


आमेलन पर विचार किया जा सकता है। यह कर्मचारी की इच्छा और पैतृक संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए 
जाने के अधीन होगा। 


(बी) नियुक्ति प्राधिकारी के पास निगम की आवश्यकता के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पहले से चयनित अधिकारी के स्थायी 
आमेलन को मंजूरी देने की शक्ति होगी। 


उपर्युक्त संशोधन 18.01.2024 से प्रभावी होंगे। 


पंकज कुमार बंसल 
प्रबंध निदेशक 


[PART III—SEc. 4 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 16, 2024 (PHALGUNA 26, 1945) 3 


MINISTRY OF CORPORATION 
NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION 


New Delhi, the 12th February 2024 


No. NCDC:2-1/2010-Admn.—In partial modification of the notification No. NCDC:2-1/2010-Admn. dated 
19th October, 2010 published in the Gazette of India No. 44, Part III, Section 4 dated October 30—November 5, 2010 and in 
exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 
1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 18th January, 2024 has approved amendment to the 
Recruitment Rules as under :— 


Note : 
The existing provision at S. No. 1(i) in note at last page of Recruitment Rules be substituted by the following :— 


(i) Posts reserved for appointment by direct recruitment may be filled by deputation/ absorption as well. Against 
the post reserved for promotion quota if none is available for promotion they may also be filled by 
deputation/absorption. 


(a) Absorption of the officer/official in NCDC can be considered on completion of two years of service 
or earlier on deputation terms subject to satisfactory performance of the officer/official to the 
satisfaction of the competent authority. This will be subject to the willingness of the employee and 
NOC from the parent organisation. 


(b) The appointing authority shall have the power to approve permanent absorption of an officer already 
selected on deputation as per the requirement of the Corporation. 


The above amendments shall be effective from 18.01.2024. 


PANKAJ KUMAR BANSAL 
Managing Director 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, fret रोड, नई दिल्‍ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-1 10054 


Kshitiz 
Mohan 


